रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/99 


REGD. NO . D. L.-33004/99 


मयपेयजयत 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भागा - खण्ड 3 -- उप - खण्ड (11) 
PARTII - Section 3 - Sub -section (ii ) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


Haf 


- 


72770 


सं . 693 ] 
No. 693] 


नई दिल्ली, बृहस्पतिवार , अगस्त 1, 2002/ श्रावण 10 , 1974 
NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 1, 2002 /SRAVANAM; 1924 


- - 


- 


- - 


- - - - - 


- - 


- - - - - 


- - - -- - - - - 


- - - - 


- 


-- 


वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय 

( राजस्व विभाग ) 
( केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ) 

अधिसूचना 
नई दिल्ली, 1 अगस्त, 2002 


आय - कर 


का . आ . 817( अ ). -- केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय - कर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 17 के खंड ( 2 ) और धारा 192 
की उपधारा ( 2ग ) के साथ पठित धारा 295 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आय - कर नियम , 1962 में और संशोधन करने के लिए 
निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् : -- 

1. ( 1 ) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय - कर ( उन्नीसवाँ संशोधन ) नियम, 2002 है । 

( 2 ) ये 1 अप्रैल, 2001 को प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे । 
2. आय - कर नियम, 1962 के नियम 3 में , 
( क ) उप नियम ( 6 ) में , निम्नलिखित परन्तुक अन्त: स्थापित किया जाएगा, अर्थात् : 

" परन्तु यह कि इस उप नियम में अन्तर्विष्ट कोई बात रेल के कर्मचारियों को लागू नहीं होगी । "; 
( ख ) उप नियम ( 9 ) के, दूसरे परन्तुक में " या रेल " शब्दों का लोप किया जाएगा । 

__ [ अधिसूचना सं. 197/2002/ फा, सं. 149/15/ 2002 - टीपीएल ] 

डॉ. धीरज भटनागर, निदेशक 
पाद टिप्पणी : - मूल नियम अधिसूचना का . आ. 969 तारीख 26 - 3 - 1962 के अधीन प्रकाशित किए गए थे जिन्हें समय - समय पर संशोधित किया 
गया है, अन्तिम बार ऐसा संशोधन अधिसूचना सं . का . आ . 151 ( अ ) दिनांक 4 - 2 - 2002 को किया गया था । 

स्पष्टीकरण ज्ञापन 
आय- कर नियम , 1962 के नियम 3 में संशोधन रेल के कर्मचारियों के फायदे के लिए है और इसलिए, ऐसे निर्धारितियों पर जो रेल के 
कर्मचारी हैं , प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला नहीं है । 


2421 GI/ 2002 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


PART II 


Sec . 3 ( ii ) ] 


-- - 2 - - 


I 


- = 


- = 


= 


AG 


MINISTRY OF FINANCE AND COMPANY AFFAIRS 

(Department of Revenue ) 
(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES) 

NOTIFICATION 
New Delhi, the 1st August, 2002 

INCOME TAX 


5 . 0 . 817 ( E ).- - In exercise of powers conferred by Section 295 , read with clause (2 ) of Section 17 and Sub -section 
(2C ) of Section 192 of the Incomc- lax Act, 1961 (43 of 1961), thc Central Board of Direct Taxes hereby makes the following 
rules further to ament the Incomc-tax Rules, 1962 , namely : 

1. (1) These rules inay be called the Income- tax (19th Amendnient) Rules, 2002 . 

(2 ) They shall be deemed to have come into force on the 1st day of April , 2001. 


2 . In the Income-lax Rules, 1962, in rule 3, 
(a ) in Sub -rule (6 ), the following proviso shall be inserted , namely : - - 

" Provided that nothing contained in this Sub -rule shall apply to the employees of the Railways." ; 
(b ) in Sub - rule (9 ), in the second proviso , the words or the Railways " shall be omitted . 

[Notification No 197/2002 /F ,No. 149/15 /2002- TPL ] 

Dr. DHEERAJ BHATNAGAR , Director 
Footnotc :-- The principal rules were published under Notification No S .O . 969 dated 26 -3 - 1962 which hasbeen amended 
from time to time, the last such amendment was made vide nouification No . S. O . 151(E ) dated 4 -2- 2002 . 

EXPLANATORY MEMORANDUM 
Thc amendment in Rule 3 is for the benefit of Railway cmployces and therefore not prejudicial to the assessoes, 
who arc Railway cmployees. 


- 


- 


- 


- 


Printed by the Manager, Govt of India Pross, Ring Road , Mayapuri, Now Dolhi- 110064 

and Published by the Controllor of Publications, Delhi- 110054 . 


